रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


समयमयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशितः 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 79 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , मई 18, 2005 / वैशाख 28, 1927 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18 , 2005 /VAISAKHA 28, 1927 


No. 79 ] 


- 


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 मई , 2005 
फा . सं. 14 - 7 / 2005 - एफ. ए. - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 8 के साथ पठित धारा 36 की 
उप- धारा 2 के खण्ड ( ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित 
विनियम बनाता है : 
नाम , विस्तार और प्रारंभ 

1. (i ) इस विनियम का नाम " टी आर ए आई की कारबार के संव्यवहार बैठक ( पहला संशोधन ) विनियम, 2005 ( 2005 का 9) " होगा । 

( ii ) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 

2. टी आर ए आई की कारबार के संव्यवहार बैठक विनियम , 1999 के विनियम 9 से संबंधित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी : 

" 9 (i) बैठकों के कार्य संव्यवहार के लिए कोरम 3 सदस्यों का होगा । 
( ii ) कोई सदस्य/ सदस्या , यदि वह चाहे तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा भी बैठक में भाग ले सकता/ सकती है और इसे कोरम के 

प्रयोजन के लिए उक्त बैठक में सदस्य द्वारा भाग लिया गया माना जाएगा । " . 
3 . टी आर ए आई की कारबार के संव्यवहार बैठक विनियम , 1999 के विनियम 15 (ii ) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की 
जाएंगी : 

" ( iii ) फाइल परिपत्रित करके लिए गए सभी निर्णयों को निर्णय लिए जाने के तत्काल बाद निर्धारित की जाने वाली बैठक की कार्यसूची . 
में पुष्टि के लिए शामिल किया जाएगा । " 
4 . इस विनियम में शामिल मामलों में स्पष्टता तथा पारदर्शिता लाने के लिए इस विनियम के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न किया गया 


है 


राजेन्द्र सिंह, सचिव 
[ विज्ञापन - III /IV / असाधारण/ 142/ 05 ] 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 
वीडियो कानफ्रेसिंग एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से अलग - अलग स्थानों में मौजूद व्यक्तियों की बैठक संभव है । इस माध्यम से 
सरकारी, कॉरपोरेट, विश्वविद्यालयों और दूसरे संगठनों के ऐसे अधिकारी जो अलग - अलग स्थानों में होते हैं , प्रायः बैठकें कर सकते हैं । प्राधिकरण ने 
1539 GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART HI- SEC . 4 ) 


सदस्यों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है , क्योंकि इससे ज्यादा सदस्य बैठकों में भाग ले 
सकेंगे, विशेष रूप से वे सदस्य जो प्राधिकरण के मुख्यालय से दूर के स्थानों पर रहते हैं । इस संशोधन से अध्यक्ष ऐसे विषयों में जिन पर तत्काल निर्णय 
लिया जाना अपेक्षित होता है, अल्प सूचना पर भी टी आर ए आई की कारबार के संव्यवहार बैठक विनियम , 1999 के विनियम 14 के अनुसार 
असाधारण बैठकें आयोजित कर सकेंगे । 

विनियम 15 ( i) के अनुसार स्थाई सदस्यों के बीच फाइल परिपत्रित करके किसी विषय पर निर्णय लिया जा सकता है । परम्परा के तौर पर 
ऐसे निर्णय लिए जाने के तुरन्त बाद निर्धारित बैठकों की कार्यसूची में पुष्टि के लिए ऐसे सभीनिर्णयों को शामिल किया जाता है । इस संशोधन से फाइल 
पर लिए गए सभी निर्णयों की पुष्टि प्राधिकरण से कराई जानी आवश्यक की गई है । 

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th May,2005 
F .No. 14 - 7 /2005 - FA . - In exercise of the powers conferred upon it under clause ( a ) ofSub - section 2 of Section 36 
read with Section 8 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 , the Telecom Regulatory Authority of India 
herebymakes the following regulation , namely ---- 


Titte , extentand commencement 


1. (1) This Regulation shall be called the " TRAIMeetings for Transaction of Business ( First Amendment)Regulation , 
2005 (9 of 2005 )" 


(ii) This Regulation shall come into effect from the date of its publication in the OfficialGazette . 


2 . The following entries shall substitute the existing entries relating to regulation 9 of the TRAIMeetings for 
Transaction of Business Regulation , 1999 : 


" 9 (i) The quorum for transaction of business for a meeting shall be three Members . 


( ii ) A Member , if he/ she so desires, can attend themeeting through video conferencing and this shall be considered 
as attendance by the Member in the said meeting for the purposes of quorum ." 


3 . The following entries shall added after regulation 15 ( ii ) of the TRAI Meetings for Transaction of Business 
Regulation , 1999 : 


" (iii) Alldecision taken through circulation of file shall be included in the agenda ofmeeting scheduled immediately 
following the decision for confirmation ." 


4 . This Regulation contains an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to matters covered 
under this Regulation . 


RAJENDRA SINGH , Secy . 


[ Advt- IIV/IV /Exty ./ 142 /05 ) 


: EXPLANATORY MEMORANDUM 


Vedio conferencing is a method by which people at different locations can conduct meetings . This tool is enabling 
governments, corporate , universities and other organisations to conduct meetings more often between people based at 
different locations. The Authority has decided to allow members to participate through videoconference, as it would 
facilitate higher participation of members , especially those residing at distant places from Authority s head office . The 
amendmentwould also help chairperson to convene extra - ordinary meetings in terms of regulation 14 of the TRAIMeetings 
for Transaction of Business Regulation , 1999 at short notices to discuss items requiring urgent decisions . 


In terms of Regulation 15 (i), an issuemay be decided by circulation of file amongst permanentmembers . As a 
practice , all such decisions are included in the agenda of meeting scheduled immediately following the decision for 
confirmation . With the present amendment it shall be necessary to take confirmation of the Authority on all decisions taken 
on file . 


printed by the Manager, Govt. of India Press , Riny Road , Meyanuri, New Deihi- 110064 

udú Published by the Centroller of Publicativiis . Delhi- 110054 . 


